18 


HARYANA GOVT GAZ., JAN . 17 , 1995 ( PAUSA 27 , 1916 SAKA) 


[ PARTI 


TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 

The 16th December, 1994 . 
No. 40/ 57 /93-4TE- : The Governor of Haryana is pleased to change the name of Government 
College of Engineering , Hisar as Vishwakarma Government College of Engineering, Hisar with 
immediate effect. 

B.D. DHALIA , 
Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Technical Education Department, 
राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


2 . 


दिनांक 6 जनवरी , 1995 
कमांक 5929-1-2-94/ 371 - श्री मीर सिंह, पुन 

श्री मण्डु राम , निवासी गांव रानीला, तहसील चरखी दादरी , 
जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए ) (1 ए ) तवा 3( ए) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 1096- ज- I- 75/ 18404, दिनांक 25 जून , 1975 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना 
क्रमांक 1789-1-1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये गर्षिक की 
दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

प्रब श्री मीर सिंह की दिनांक 17 जुलाई, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है पोर उसमें मान सक संशोधन किया गया है ) 
की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री मीर सिंह की विधवा श्रीमती 
सरती देवी के नाम खरीफ , 

1994 से 1,000 रपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील 
करते है । 

क्रमांक 5925- ज - 2-94/ 375. - श्री लछमन सिंह , पुत्र श्री टिक्का सिंह, निवासी गांव बड़ागांव, तहसील नारायणगढ़ , 
जिला अम्बाला को पूर्वीपंजाव युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) ( 1ए) तथा 3(1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिसूचना क्रमांक 1036- ज - 1-77/ 16410, दिनांक 1 जुलाई , 1977 द्वारा 100 रुपऐ वार्षिक मौर बाद में 
अधिसूचना क्रमांक 5041 -प्रार- III- 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा 150 रुपय वार्षिक और उसके बाद अधि 
सूचना क्रमांक 1789-1-1-79/ 44040, दिनांक: 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपए वार्षिक की 
दर से जागीर मंजूर की गई थी । 

भव श्री लछमन सिंह की दिनांक 4 नवम्बर, 1982 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के 
राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तकः संशोधन किया 
गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री लछमन सिंह की विधवा 

श्रीमति मनहोरी देवी के नाम रबी , 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर तथा रबी , 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की 
दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

क्रमांक 5930 - ज - 2-94/ 379.-- श्री छेल राम , पुत्र श्री सावंल राम ,निवासी गांव ढाली फोगाट, तहसील दादरी ,जिला 
भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2( ए) (1 ए) तथा 3( 1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1370- ज -1-77/ 20943, दिनांक 23 अगस्त, 1977 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 
504 1 -प्रार-I11-70/ 29 50 5, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक मोर उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 
1769 - ज- J - 70 / 44040, दिनांवः 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर 
मंजर की गई थी । 

अब श्री छेलू राम की दिनांक 17 सितम्बर, 1989 को हुई मृत्य के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस जागीर को श्री छेलू राम की विधवा श्रीमति सिरिया 
देवी के नाम खरीफ , 1989 से खरीफ 1992 तक 300 रुपये वार्षिक की दर से तथा रवी , 1993 से 1,000 रुपये वापिक को 
दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तवदील करते हैं । 

के ० एल ० बम्गा , 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


2 . 


2 . 


LATE NOTIFICATIONS 


